MARA 


OUR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र , 1940 ( श०) 
27 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 342 राँची, मंगलवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
21 मार्च, 2018 ई० 


संख्या- 13 /पी०1- 810 / 2005 - 1647 / सी०-- श्री भीमसेन टूटी, भा०पु०से० ( जम्मू एवं 
कश्मीर संवर्गः 2004), प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक , द॰छो० क्षेत्र , हजारीबाग 
को उनकी अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप दिनांक 
1 मार्च, 2018 के प्रभाव से झारखण्ड राज्य से अपने गृह संवर्ग के लिये विरमित 
किया जाता है । 
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक -I-21023 /29 /2007 -IPS-III , दिनांक 
30 मार्च, 2010 की कंडिका- 16 .2 में निहित प्रावधानानुसार श्री भमसेन टूटी , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 27 मार्च, 2018 
भा०पु०से० को झारखण्ड राज्य में अतंर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात 
दिनांक 1 मार्च, 2018 के प्रभाव से 60 दिनों का उपर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है । 
3. उक्त अवकाश के उपभोगोपरान्त श्री टूटी , भा०पु०से० अपने गृह संवर्ग में योगदान 
दने सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 342 -- 50 


